THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARI H - SEC. 3 (i)1 

- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 
( 2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3) को तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाएगा । 


सारणी 


क्रम 


अधिसूचना सं . और तारीख 


संशोधन 


( 1 ) ( 2 ) 
1. ( i ) 196 - सीमाशुल्क/ 87 , 

तारीख 5 मई , 1987 
( ii ) 256 - सीमाशुल्क / 87 , 

तारीख 2 जुलाई, 1987 
( iii ) 258 - सीमाशुल्क / 87 , 

तारीख 2 जुलाई , 1987 
(iv ) 260 - सीमाशल्क / 87 , 

तारीख 2 जुलाई , 1987 
( v ) 262- सीमाशुल्क / 87 , 

तारीख 2 जुलाई, 1987 

3 - सीमाशुल्क / 88 , 
तारीख 14 जनवरी, 1988 


उक्त प्रत्येक अधिसूचना में , सारणी की शर्त ( 12) 
में , स्तम्भ ( 1 ) में , मद क के सामने प्रविष्टि में 
" 15 प्रतिशत अंक और शब्द अंकों के स्थान पर , 
" 10 प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जाएंगे । 


अधिसूचना की सारणी की शर्त ( 14) में , स्त 
( 1 ) में , मद क के सामने प्रविष्टि में , " 15 
प्रतिशत " अंक और शब्द के स्थान पर, " 10 
प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 305/ 249/ 92- एफ टी टी ] 

टी . आर . कपूर , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenuc ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th February , 1993 

NO . 793 -CUSTOMS 
G . S .R . 57( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of sec 
tion 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being 


( VT II 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : साधारण 


satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby directs that 
each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), specified in column (2 ) of the Table hereto annexed , 
shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in 
column ( 3) of the said Table . 


TABLE 


S . 


Notification No . and Date 


Amendment 


No. 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Muu 


1 . 


(i) 196 - Customs/87, 

dated the 5th May , 1987 
(ii) 256 -Customs/87, 

dated the 2nd July , 1987 
(iii ) 258- Customs/87, 

dated the 2nd July , 1987 
( iv ) 260 - Customs/ 87, 

dated the 2nd July , 1987 
( V ) 262 - Customs/87 , 

dated the 2nd July , 19 


In each of the said notifications, in con 
| dition (xii) in the Table , in column ( 1) in 
| the entry against item A , for the figures 
Y “ 15 % " , the figures " 10 % " shall be substi 

tuted . 


2 . 3-Customs/88 , 

dated the 14th January , 1988 


In condition (xiv ) of the notification in the 

Table , in column ( 1), in the entry against 
item A , for the figures, “ 15 % ” , the figures , 
" 10 % " shall be substituted . 


[F. No. 305 /249 /92 - FTT) 
T. R . KAPUR , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1993 


रजिस्ट्री झं . डो . एल . -33004/ 92 


REGD . No. D . L.- 33004 / 9g 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (l ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 42] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवर: 9, 1993/माघ 20, 1914 
No. 42) NEW DELHI, TUESDJY , FEBRUARY 9, 1993/MAGHA 20 , 1914 


wwwin - a iitman 
- - - yamprainme 


a wanement 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


खाद्य मंत्रालय 


श्रादेश 


नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1993 


सा . का . नि . 58 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार, भांडागारण निगम अधिनियम , 1962 
( 1962 का 58 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शत्तियों का 
प्रयोग करते हए और उड़ीसा सरकार के परामर्श करने के बाद उड़ीसा राज्य भांडागार 
350 GI / 93 

( 1 ) 


